निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 आश्विन 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1171) पटना , वृहस्पतिवार , 8 अक्तूबर 2015 


सं0 08 / आरोप - 01 - 314 / 2014 - सा०प्र० - 13011 

सामान्य प्रशासन विभाग 


- - - - - - 


संकल्प 


1 सितम्बर 2015 
श्री राजेन्द्र राम, (बि०प्र०से० ), कोटि क्रमांक - 502 / 2011 तत्कालीन निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, 
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , अररिया सम्प्रति अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के विरूद्ध ग्रामीण 
विकास विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक - 209386, दिनांक 21. 11. 2014 द्वारा प्रतिवेदित आरोप जो हाई लाईट मास्ट के 
अधिष्ठापन में बरती गयी अनियमितता से संबंधित के लिए पूछे गये स्पष्टीकरण एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला 
पदाधिकारी, अररिया के मंतव्य पत्रांक - 152 , दिनांक 07.02. 2015 के आलोक में गठित आरोप के आधार पर संकल्प 
ज्ञापांक - 3197, दिनांक 26.02. 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

__ 2. उक्त विभागीय कार्यवाही हेतु प्रमंडलीय आयुक्त , पूर्णियां प्रमंडल , पूर्णियां को संचालन पदाधिकारी तथा 
जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा नामित अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को उपस्थापन / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी 
नियुक्त किया गया था । 

3. श्री राम द्वारा मुख्यालय में पदस्थापित होने , व्यक्तिगत कठिनाईयों एवं विभागीय कार्यो एवं दात्यिवों के 
निर्वहण में कठिनाई उत्पन्न होने के आधार पर उक्त विभागीय कार्यवाही को मुख्यालय पटना में स्थानांतरित करने का 
अनुरोध किया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 अक्तूबर 2015 
4. श्री राम के अभ्यावेदन पर विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को प्रमंडलीय 
आयुक्त, पूर्णियां से वापस लेते हुए विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया 
जाता है । 

5. जिला पदाधिकारी , अररिया इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु 
उसी पदाधिकारी को ही उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करेंगे जो श्री उमेश कुमार वर्मा, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, 
अररिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उपस्थापन पदाधिकारी नामित है । 

6. आयुक्त , पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां श्री राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख 
विभागीय जाँच आयुक्त , बिहार, पटना को मूलरूप में यथाशीघ्र स्थानांतरित करेंगे । 

7 . संकल्प ज्ञापांक - 3197, दिनांक 26.02. 2015 की शेष शर्त यथावत रहेगी । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1171 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http:// egazette. bih. nic.in 


